पंजीकरण संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी 


गजट, 

उत्तराखण्ड 


... . . - .................--...... ... ............................... ...... 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड-17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 ई० ( अग्रहायण 26, 1938 शक सम्वत् ) [ संख्या -51 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


627-630 


1500 


753-754 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य- विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 -इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


43-46 


975 


975 


975 


975 


57-69 


975 


975 


1425 


627 - क 


628 


[भाग 1 


उत्तराखण्ड गजट , 17 दिसम्बर, 2016 ई० ( अग्रहायण 26, 1938 शक सम्वत् ) 

भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

गृह अनुभाग -1 
कार्यालय - ज्ञाप 


23 नवम्बर , 2016 ई ० 


संख्या 1257 / XX (1) -2016-3(20 ) 2004- शासन द्वारा सम्यक् -विचारोपरान्त श्री नन्दन -सिंह बिष्ट , निरीक्षक 
(एम ) / गोपनीय, सहायक पुलिस मुख्यालय , देहरादून को पुलिस उपाधीक्षक ( एम ) / पी ०एस० (वेतनमान ₹ 15,600-39,100, 
सादृश्य ग्रेड पे ₹ 5,400) के पद पर एतद्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किए जाने का निर्णय 
लिया गया है । 


डॉ ० उमाकांत पंवार ... 


प्रमुख सचिव । 


समाज कल्याण अनुभाग -4 


कार्यालय - ज्ञाप 


04 नवम्बर, 2016 ई ० 


संख्या 1263 / XVII - 4 / 2016-01( 51) / 2016- सचिव , उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 
236 / 22 / डी 0 पी 0 सी 0 / सेवा -02 / 2016-17 , दिनांक 02.11.2016 द्वारा प्राप्त चयन समिति की संस्तुति पर श्री गोरधन सिंह, 
सहायक अध्यापक, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, देहरादून को अधीक्षक के रिक्त पद 
वेतनमान ₹ 9,300-34,800, ग्रेड पे ₹ 4,200 में पदोन्नति करते हुए अधीक्षक, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, 
शहीद भगत सिंह कॉलोनी, देहरादून में नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


डॉ ० भूपिन्दर कौर औलख , 

सचिव । 


सिंचाई अनुभाग -2 


अधिसूचना / नियुक्ति 


16 नवम्बर , 2016 ई ० 


संख्या 2906 / 11-2016 / 17 ( 19) / 2015 - एतद्द्वारा उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक अधिनियम, 2013 
एवं यथा संशोधित अधिनियम, 2016 की धारा 3 की उपधारा 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एन0 रविशंकर 
को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक , इनमें जो भी पूर्वतर 
हो , के लिए उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय , 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


भाग 1]] 


629 


उत्तराखण्ड गजट , 17 दिसम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 26, 1938 शक सम्वत् ) 

अधिसूचना / नियुक्ति 


16 नवम्बर , 2016 ई ० 


संख्या 2907 / 11-2016 / 17(19) / 2015 - एतद्द्वारा उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक अधिनियम, 2013 
एवं यथा संशोधित अधिनियम, 2016 की धास 3 की उपधास 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हर्षपति उनियाल 
को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें जो भी पूर्वतर 
हो , के लिए उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

अधिसूचना / नियुक्ति 


16 नवम्बर, 2016 ई ० 


संख्या 2908 / || -2016/17 (19) / 2015 - एतद्वारा उत्तराखण्ड जल प्रबन्धन और नियामक अधिनियम, 2013 
एवं यथा संशोधित अधिनियम , 2016 की धारा 3 की उपधारा 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आर0 आर0 भट्ट 
को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक , इनमें जो भी पूर्वतर 
हो , के लिए उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय , 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


-आनन्द- बर्द्धन, 


सचिव । 


सिंचाई अनुभाग -1 


विज्ञप्ति / प्रोन्नति 


21 नवम्बर, 2016 ई ० 


संख्या 2085 / || -1016-01 ( 139) / 2003 -सिंचाई विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित जिलेदारों को उप राजस्व 
अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित चयनोपरान्त वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , ग्रेड पे ₹ 5,400 
में पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


1. श्री कुलदीप सिंह रावत , 


2 . 


श्री हरीश चन्द्र जोशी । 


9 


पर उक्त पदोन्नत कार्मिकों को एक वर्ष के लिये 


2 . उपराजस्व अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण 
परिवीक्षा पर रखा जायेगा । 


आज्ञा से , 


आनन्द बर्द्धन, 


सचिव । 


630 


[ भाग 1 


उत्तराखण्ड गजट , 17 दिसम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 26, 1938 शक सम्वत् ) 

गृह अनुभाग -3 

अधिसूचना 


25 नवम्बर, 2016 ई ० 


--- 


संख्या 1711 / XX - 3-2016 / 13 (34) 2016 - श्री राज्यपाल महोदय, दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना अधिनियम, 1946 
( अधिनियम संख्या 25, वर्ष 1946 ) की धारा 6 के अनुसरण में जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजस्व पुलिस चौकी.... 
बनगढस्यूँ -2, तहसील पौड़ी पर पंजीकृत मु 0 अ 0 सं0-2 / 2014, धास 365/302 भादविल बनाम अज्ञात के अन्वेषण 
तथा उपरोक्त अपराध से जुड़े हुए या सम्बन्धित प्रयासों , दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में 
किये गये अथका वर्णित पाद के उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अफ्सध अथवा अपराधों के अन्वेषणों के लिये सम्पूर्ण 
उत्तराखण्ड राज्य दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के विस्तार की सहमति 
प्रदान करते हैं । 


उत्तराखण्ड के राज्यपाल के आदेश अथवा उनकी ओर से , 


विनोद शर्मा, 

सचिव । 


in pursuance of the provisions of clause (3 ) ofArticle 348 of “ The Constitution of the India", the Governor is 
pleased to order the publication ofthe following English translation of Notification No.1711/XX (3)-2016-13(34)2016 
-Dehradun ,dated November 25, 2016for generalinformation. 


NOTIFICATION 


No.1711/XX (3)-2016-13( 34 )2016 -- In pursuance of the provisions of section 6 of the Delhi SpecialPolice 
Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946 ), the Governor of the State of Uttarakhand is pleased to accord 
consent to the extention of power and jurisdiction of the member of the Delhi Special Police Establishment to the 
whole of the State of Uttarakhand for the investigation of case Crime No. 2/2014 u /s 365/302 IPC registered at 
revenue Police Chowki Bangarasyun -2 , Tehsil Pauri , District Pauri Garhwal, Uttarakhand the above mentioned 
offence and any other offence or offences committed in the course of the same transaction or/and arising out of the 
same facts of the said case . 


By Order and In the Name of the Governor of Uttarakhand , 


VINOD SHARMA , 
Secretary, Home. 


पीएएसण्यू ( आरई ) 51 हिन्दी गजट / 601 - भाग 1-2016 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 ई0 ( अग्रहायण 26, 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य -विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 


November 28, 2016 


No. 297 /UHC/XIV -a /36 /Admin.A /2013 -- Sri Imran Mohd .Khan , Civil Judge ( Jr.Div .), Lansdowne, District 
PauriGarhwal is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 01.11.2016 to 11.11.2016 with permission to 
prefix 28.10.2016 to 31.10.2016 as Deepawaliholidays and suffix 12.11.2016 to 14.11.2016 as second Saturday, 
Sunday and Kartik Purnima holidays respectively. 

NOTIFICATION 


November 28 , 2016 


No.298/UHC / XIV- a/ 15/ Admin.A/2009-- SriBhavdeep Ravtey, Civil Judge ( Sr. Div.), Kotdwar, District Pauri 
Garhwalis hereby sanctioned earned leave for 25 days w.e.f. 28.09.2016 to 22.10.2016 with permission to suffix 
23.10.2016as Sunday holiday. 

NOTIFICATION 


November 30 , 2016 


No. 299 /UHC /XIV - a /31/ Admin.A /2015 -- Sri Ashutosh Tiwari , JudicialMagistrate , Bageshwar is hereby 
sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 04.11.2016 to 15.11.2016 . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd/ 
Registrar (Inspection) 


753 - ख 


754 


उत्तराखण्ड गजट, 17 दिसम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 26, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय परियोजना निदेशक, उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना , 

मुनिकीरेती, टिहरी 
कार्यभार ग्रहण प्रमाण - पत्र 


16 नवम्बर, 2016 ई ० 


पत्रांक 559/5 अधि 0 4 - वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 के कार्यालय आदेश संख्या 2503 / X - 1-2016-04( 06) / 2014 
टीसी, दिनांक 15 नवम्बर, 2016 के क्रम में ( वेतनमान ₹ 37,400-67,000) ग्रेड वेतन 10,000 पर मेरे द्वारा आज दिनांक 
16-11-2016 के पूर्वान्ह में मुख्य वन संरक्षक / परियोजना निदेशक के पद पर जलागम परियोजना, मुनिकीरेती में 
कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है । 


प्रतिहस्ताक्षरित 


कार्यभार ग्राही अधिकारी, 


डब्ल्यु ० - लौंग्वाह , 
परियोजना निदेशक, प्रशासन 
जलागम प्रबन्ध निदेशालय , देहरादून । 


अशोक मिश्रा, 
मुख्य वन संरक्षक / परियोजना निदेशक , 

जलागम प्रबन्धन - मुनिकीरेती । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग 

आदेश 


जनपद 


07 अक्टूबर , 2016 ई ० 
संख्या 723 / पंजीयन निरस्त / 2015-16 - वाहन संख्या UK13-3336 (LMVCar ), मॉडल 2012, चेसिस संख्या 
MABEADEIS00299585, इंजन संख्या K10BN4350319, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामिनी श्रीमती उमा देवी 
पुत्र श्री राम चन्द्र, ग्राम भीरी तहसील ऊखीमठ, जिला रूद्रप्रयाग के नाम दर्ज है, वाहन स्वामिनी द्वारा अपने वाहन 
के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया गया । चूँकि इनका उक्त वाहन दिनांक 01.06.2015 को स्थान भीरी, 
रूद्रप्रयाग में पूर्णतः जल गया था । उक्त वाहन फाइनेन्स मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर 
कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा उक्त वाहन मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन 
के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , पंकज श्रीवास्तव , पंजीयन अधिकारी , रूद्रप्रयाग के रूप में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की 
धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 07.10.2016 को वाहन संख्या UK13-3336 (LMV Car) 
का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


पंकज श्रीवास्तव , 
प्र 0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 


रूद्रप्रयागा 


पी ०एस ० यू० ( आरई ) हिन्दी गजट / 601 -भाग 1 - क -2016 (कम्प्यूटर / रीजियो) 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015-17 


--------------------------....- ..-----------.... -. 

--.--- 


सरकारी गजट, 

गजट उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 26, 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 3 
स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) 
तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 

कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय , चम्पावत 

अधिसूचना की सूचना 

30 नवम्बर, 2016 ई ० 
पत्रांक 173 / त्रि ० पं 0 / उप निर्वाचन -2016 ( सदस्य ग्राम पंचायत )-- राज्य निर्वाचन आयोग , उत्तराखण्ड, 
देहरादून की अधिसूचना संख्या 738 / रा 0नि 0 आ0-2/ 2111 / 2016, दिनांक 29.11.2016 के क्रम में राज्य निर्वाचन 
आयुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , डा 0 अहमद इकबाल, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी 
(पंचायत ). चम्पावत , एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद चम्पावत के त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्न प्रकार से रिक्त 
हुए सदस्य , ग्राम पंचायत के रिक्त पदों / स्थानों पर, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों , पर 
निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय - सारणी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जायेंगे : 

नाम निर्देशन 
नाम निर्देशन पत्रों 

निर्वाचन प्रतीक 

मतगणना का 
पत्रों की जाँच 
को जमा करने का 

नाम वापसी हेतु 

आवंटन का दिनांक व दिनांक व 
का दिनांक व दिनांक व समय 
दिनांक व समय 

दिनांक व समय 

समय 
समय 


मतदान का 


समय 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


09.12.2016 


16.12.2016 


18.12.2016 


05.12.2016 एवं 07.12.2016 08.12.2016 

06.12.2016 (पूर्वान्हः 10:00 (पूर्वान्ह 10:00 (पूर्वान्हः 10:00 (पूर्वान्ह: 08:00 बजे (पूर्वान्हः 08:00 
(पूर्वान्ह 10:00 बजे बजे से कार्य की बजे से अपरान्ह्ः बजे से कार्य की से अपरान्ह्: 05:00 बजे से कार्य की 
से अपरान्ह्ः 05:00 समाप्ति तक ) 01:00 बजे तक ) 

समाप्ति तक ) 

बजे तक ) 

समाप्ति तक ) 
बजे तक ) 

2. सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार - पत्रों 
में व्यापक प्रचार - प्रसार कराया जायेगा और इस ग्राम पंचायत में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी । 
सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत , तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्टों 
में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे । 

3. उक्त उप निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम, 2016 की धारा 194(2) अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश 
पंचायत राज अधिनियम, 1947 ( उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित ) उत्तर प्रदेश पंचायत राज ( सदस्यों , प्रधानों 

43 - झ 


44 


उत्तराखण्ड गजट, 17 दिसम्बर, 2016 ई 0 (अग्रहायण 26, 1938 शक सम्वत् ) 

भाग 3 
और उप प्रधानों का निर्वाचन ) नियमावली, 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 
( उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित ) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत ( सदस्यों का निर्वाचन ) 
नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित ) के अनुसार इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया 
अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है । सदस्य , ग्राम पंचायत, प्रधान , ग्राम पंचायत एवं सदस्य , 
क्षेत्र पंचायत के पदों / स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने , उनकी जाँच नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक 
आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी। 


प्रेषक , 


प्रभारी अधिकारी , 
पंचास्थानि चुनावालय , 

चम्पावत । 
सेवा में , 


का नाम 


1 


3 


4 


5 


6 


8 


1 . 


04 


उप सचिव , 
राज्यय निर्वाचन आयोग, 

उत्तराखण्ड, देहरादून । 
पत्रांक 166 / त्रि ० पं 0 / रिक्त पद / 2016-2017 ( सूचना) 

दिनांक 08 नवम्बर, 2016 
विषय -त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्न कारणों से रिक्त पदों / स्थानों की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में । 

उपर्युक्त विषयक आयोग के फैक्स पत्रांक 671 / रा 0 नि 0 आ0-2 / 2111 / 2016, दिनांक 03.11.2016 के द्वारा 
त्रिस्तरीय पंचायत के विभिन्न कारणों से रिक्त रहे पदों / स्थानों की अद्यतन सूचना दिनांक 08.11.2016 तक प्रत्येक 
दशा में आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं । 

अतः खण्ड विकास अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर पूर्व से निर्धारित प्रारूप पर सूचना निम्नानुसार 
प्रेषित की जा रही है । कृपया सूचना से अवगत होने का कष्ट करें । 

प्रारूप 

प्रादेशिक 
क्र ० | विकास खण्ड पद / स्थान ग्राम पंचायत 

निर्वाचन 

रिक्ति का 

आरक्षण की स्थिति 
सं ० 

अभ्युक्ति 
का नाम 

क्षेत्र (वार्ड) 
का नाम 

कारण 

की संख्या 
2 

7 
बाराकोट गल्लागाँव 

अनु 0 जाति त्यागपत्र 
विरोली 

अनारक्षित 

मृत्यु 
पाटी वारसी 

महिला 

मृत्यु 
कनवाड 

अनारक्षित 

मृत्यु 
कोट अनु० जाति महिला 

मृत्यु 

| पूरी ग्राम पंचायत 
लोहाघाट सदस्य, 

में पि ० व ० महिला 
ग्राम मंगोली 

अनु० जाति महिला 

न होने के कारण 
पंचायत 

पद रिक्त 
पोथ 

अ ० पि ० व 0 महिला मृत्यु 
मनिहारगोठ 

पिछड़ा वर्ग 

त्यागपत्र 
डांडामल्ला 

मृत्यु 
कफल्टामल्ला 

अनारक्षित 

मृत्यु 
गैड़ाख्याली 

अनारक्षित 

मृत्यु 
-डा ० अहमद इकबाल , 
जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी 

(पंचायत ). चम्पावत । 


03 


2 . 


03 


02 


05 


3 . 


- 


07 


02 


08 


4 . 


चम्पावत 


07 


अनु ० जाति 


03 


03 


45 


भाग 3 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 17 दिसम्बर, 2016 ई० ( अग्रहायण 26, 1938 शक सम्वत् ) 
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी ( पं ०), उत्तरकाशी 

अधिसूचना 

30 नवम्बर, 2016 ई ० 
पत्रांक 267 / पं 0 - उप निर्वाचन / 2016 - माण राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना 
संख्या 738 / रा 0 नि 0 आ0-2 / 2111 / 2016, दिनांक 29.11.2016, जिसमें ग्राम पंचायत प्रधान , सदस्य , ग्राम पंचायत तथा 
सदस्य, क्षेत्र पचायत , के विभिन्न कारणों से रिक्त पद जो किसी न्यायालय के आदेश से बाधित न हो , पर उप निर्वाचन 
के लिए आदेश दिये गये हैं । उक्त आदेश के क्रम में , मैं , दीपेन्द्र कुमार चौधरी, जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन 
अधिकारी (पंचायत ), उत्तरकाशी, जनपद उत्तरकाशी में रिक्त सदस्य, ग्राम पंचायतों , के पदों जिनका विकासखण्डवार 
विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, पर उप निर्वाचन का कार्यक्रम आयोग द्वारा दी गई समय - सारणी के अनुसार 
सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित करता हूँ: 

समय - सारणी 
नाम निर्देशन नाम निर्देशन 

निर्वाचन 
पत्रों को जमा पत्रों की जाँच 

नाम वापसी प्रतीक आवंटन 

दिनांक व 
हेतु तिथि व 

दिनांक व 
का दिनांक व का दिनांक व 

अभ्युक्ति 
दिनांक व समय 


मतदान का 


मतगणना का 


करने का 


समय 


समय 


समय 


समय 


समय 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


05.12.2016 एव] 

06.12.2106 
(पूर्वाह्न 10:00 
बजे से अपराह 
05:00 बजे तक 


07.12.2016 08.12.2016 09.12.2016 16.12.2016 18.12.2016 कॉलम -1,2,3 व 4 पर अंकित 
(पूर्वाह्न 10:00 (पूर्वाह्न 10:00 (पूर्वाह्न 10:00 (पूर्वाह्न 08:00 | (पूर्वाह 08:00 | कार्यवाही निर्वाचन अधिकारी / 
बजे से कार्य | बजे से अपराह | बजे से कार्य | बजे से अपराह | बजे से कार्य आर0 ओ0 तथा सहायक निर्वाचन 
की समाप्ति -01: 00 बजे की समाप्ति 

.05 : 00 बजे 

की समाप्ति अधिकारी / ए0 आर0 ओ 0- के समक्ष 
तक ) तक ) तक तक) 

तक ) नामांकन की कार्यवाही 

समय - सारणी के अनुसार क्षेत्र 
| पंचायत (विकास खण्ड ) मुख्यालय 
पर सम्पन्न 

की जायेगी । 
कॉलम -5 पर अंकित मतदान 
सम्बन्धित ग्राम पंचायत के 
निर्धारित स्थल पर तथा 
कॉलम -6 पर अंकित मतगणना 
विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत 
मुख्यालय पर सम्पन्न की 
जायेगी । तदोपरान्त निर्वाचन 
परिणाम की घोषणा भी 
| आर0 ओ0 द्वारा क्षेत्र पंचायत 
मुख्यालय पर की जायेगी 


रिक्त पदों का विवरण / अनुसूची 


क्रम सं 0 


सम्बन्धित विकास खण्ड / 
क्षेत्र पंचायत का नाम 


पद / स्थानों की स्थिति 


पदों की संख्या 


04 


2 


डुन्डा 
चिन्यालीसौड 

मोरी 


सदस्य, ग्राम पंचायत 
सदस्य, ग्राम पंचायत 
सदस्य, ग्राम पंचायत 


09 


3 


02 


कुल योग 


15 


2. निर्वाचन अधिकारी ( आर0 ओ 0) सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों / स्थानों के संलग्न सूची के अनुसार 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण का विवरण देते हुए अपने स्तर से भी नामांकन से पूर्व सूचनालेख शीघ्र प्रकाशित 
करायेंगे जिसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायेंगे । उक्त निर्वाचन कार्यक्रम को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से 
मुनादी द्वारा ग्रामवासियों की जानकारी हेतु प्रचार - प्रसार करायेंगे । 


46 


3 . 


उत्तराखण्ड गजट, 17 दिसम्बर, 2016 ई० ( अग्रहायण 26, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 3 
इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व निर्देशित है । 

4. रिक्त पदों / स्थानों से सम्बन्धित क्षेत्र में आयोग द्वारा दी गई संलग्न विज्ञप्ति संख्या 739 / रा0 नि 0 आ0-2 / 2111 / 2016, 
दिनांक 29.11.2016 के अनुसार आदर्श आचार संहिता दिनांक 29.11.2016 से मतगणना समाप्ति सम्बन्धित ग्राम 
पंचायतों / सदस्य , क्षेत्र पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से प्रभावी की गई है । 

दीपेन्द्र कुमार चौधरी, 
जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी 
(पंचायत). 

उत्तरकाशी । 
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड 

विज्ञप्ति 

29 नवम्बर, 2016 ई ० 
पत्रांक 739 / रा 0 नि 0 आ0-2 / 2111 / 2016 - उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के प्रधान, ग्राम पंचायत , 
सदस्य, ग्राम पंचायत एवं सदस्य, क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों / स्थानों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु राज्य निर्वाचन 
आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 738 / रा0 नि 0 आ0-2/ 2111 / 2016 , दिनांक 29.11.2016 , निर्गत होने के 
साथ ही तात्कालिक प्रभाव से सम्बन्धित जनपदों की उन ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों, जिनमें निर्वाचन कराये जा 
रहे हैं , के सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता मतगणना समाप्ति तक प्रभावी की जाती है । 


Freesavimamimaraw wimpammarry 


सुबर्द्धन , 
राज्य निर्वाचन आयुक्त । 


पी ०एसण्यू ( आरईणे का हिन्दी गजट / 601 -भाग 3-2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


: -....-. ----..- ." ..... ... . :-...------------- 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 ई 0 ( अग्रहायण 26, 1938 शक सम्वत् ) 


यतः, 


भाग 7 
इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 

भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन , अशोका रोड, नई दिल्ली -410004 

अधिसूचना 

दिनांक : 14 दिसम्बर , 2016 ई ० 
संख्या 23 / अधि 0 / प्रकार्या० / ईआरडी - ईआर / 2016 ( खंड II ) - यतः, निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र 
सं 0 23 / 2016 - ईआरएस (खंड III), दिनांक 12 अगस्त , 2016 के जरिए 01.01.2017 की अर्हक तिथि के संदर्भ में उत्तराखण्ड 
में निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्यक्रम की घोषणा की थी ; और 

दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि दिनांक 01 अक्तूबर, 2016 से 7 नवम्बर, 2016 तक नियत 
की गई थी ; और 

यतः, प्रारूप नामावलियाँ यथा अनुसूचित, 1 अक्तूबर, 2016 को प्रकाशित की गई थी ; और 

यतः, नर्वाचन आयोग ने राज्य में आसन्न साधारण निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए, राज्य में दावे और आपत्तियाँ 
दाखिल करने की विहित अवधि के बाद प्राप्त फार्मों (दावे एवं आपत्तियाँ) की मात्रा की समीक्षा की है; और 

यतः, निर्वाचन आयोग ने , ऐसी समीक्षा करने पर, निर्णय लिया कि राज्य में दावे एवं आपत्तियाँ दाखिल करने 
की अवधि 13 दिसम्बर, 2016 तक बढ़ा दी जानी चाहिए ताकि ऐसे सभी फार्म अन्तिम प्रकाशन के काफी पहले निस्तारित 
कर दिए जाएँ और ऐसे फार्मों के निस्तारण का निष्कर्ष अन्तिम निर्वाचक नामावलियों में प्रतिबिम्बित होना चाहिए, जिससे 
नामावलियों के अन्तिम प्रकाशन के तुरन्त बाद एक और पूरक प्रकाशन तैयार करने की अनिवार्यता से छुटकारा मिल सके । 

अत:, अब , निर्वाचन आयोग 01.01.2017 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के चल रहे संक्षिप्त 
पुनरीक्षण के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए. राज्य में दावे और आत्तियाँ दाखिल करने की अवधि एतद्द्वारा, 13 दिसम्बर, 2016 (मंगलवार ) तक , जिसमें यह 
तारीख शामिल है , विस्तारित करता है । 


आदेश से , 
स्टैंडहोप यूहलुंग, 

प्रधान सचिव । 


57 - झ 


58 


[ भाग 7 


उत्तराखण्ड गजट, 17 दिसम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 26, 1938 शक सम्वत् ) 

ELECTION COMMISSION OF INDIA 
Nirvachan Sadan ,Ashoka Road ,New Delhi- 110001 


NOTIFICATON 


Dated : 14th December , 2016 
No. 23/NOT/ECI/FUNC /ERD-ER /2016 (Vol. 111 --WHEREAS, the Election Commission had announced the 
schedule for Summary Revision of electoral rolls in Uttarakhand with reference to 01.01.2017 the qualifying-date --- 
vide-its - letter No. 23 /2016 - ERS (Vol.III), dated -12th August, 2016 ; and 

WHEREAS, the period of filing claimsand objections was fixed from 1st October, 2016 to 76 November, 2016 ; 
-and 


WHEREAS, the draft rolls were published on 1st October, 2016 , as seheduled ; and 

WHEREAS, the Election Commission, in view of the impending GeneralElection in the State has reviewed 
-the-quantum -of-Forms (claims & objections)-received after the prescribed period for-filing-claims & objections-in -the 
State; and 


WHEREAS , the Election Commission has , on such review ,decided that the period of filing claims and 
objections in the State should be extended up to 13th December, 2016 , so that all such Forms are disposed ofwell 
before final publication and outcome of disposal of such Forms is reflected in final electoral rolls , which would 
obviate the necessity ofcreating another supplement soon after the final publication of the rolls ; 

Now , therefore, the Election Commission , in exercise ofthe powers conferred by the proviso to Rule 12 of 
the Registration of Electors Rules, 1960 ,hereby extends the period forfiling claims and objections in the State upto 
and including 13th December, 2016 ( Tuesday) for ongoing summary revision of electoral rolls with reference to 
01.01.2017 as the qualifying date . 

By Order, 
STANDOPHE YUHLUNG , 


Principal Secretary 
आदेश 

दिनांक : 07 दिसम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 76 / उत्तरा ० - वि ० स ० / 2012(6) -यतःनिर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के 
स्तम्भ (२) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड से हुए विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2012 के लिए जो स्तम्भ (३) में 
विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (४) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (५) में यथादर्शित 
अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ; और 

यतः, अभ्यर्थियों ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण और न ही 
स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए 
कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ; 

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा -10 क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (५) में 
विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा 
विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए 
एतद्वारा निरहित घोषित करता है । 


भाग 7 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 17 दिसम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 26, 1938 शक सम्वत् ) 


59 


सारणी 


सं 0 


निर्वाचन का 
विवरण 


विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्र क्रम 
सं 0 एवम् नाम 


निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का निरर्हता का कारण 
नाम और पता 


| -1 


-उत्तराखण्ड विधान 


-16 -विकासनगर 


5 
कोई भी लेखा 
दाखिल करने में 
असफल रहें 


-इनाम बाबू 
मकान सं 0126, जीवनगढ , 
विकासनगर, देहरादून , 
| उत्तराखण्ड 


सभा साधारण 


चुनाव-2012 


-2. 


वही 


वही 


-वही 


3. 


वही 


वही 


वही 


जसबीर सिहं , 
ग्राम - अजीत नगर , बाबूगढ 
पो.ओ. विकासनगर , देहरादून , 
उत्तराखण्डा 
सुहैल पाशा, 
ग्राम- जीवनगढ़ पोस्ट- अम्बाडी, 
विकासनगर, देहरादून , 
उत्तराखण्डा 
हरिदास कटारिया , 
ग्राम- नया गांव, पोस्ट 
जस्सोवाला, विकासनगर, 
देहरादून , उत्तराखण्ड 


4 . 


वही 


वही 


वही 


5 . 


वही 


वही 


सूरत सिहं , 


विधि द्वारा 


ग्राम- भोजावाला, पोस्ट 
पश्चिमीवाला, विकासनगर , 
देहरादून , उत्तराखण्ड । 


अपेक्षित रिति से 
लेखा दाखिल 
करने में असफल 
रहें 
कोई भी लेखा 
दाखिल करने में 
असफल रहें 
वही 


6 . 


वही 


17- सहसपुर 


7 . 


वही 


वही 


अमित, 
ग्राम - रजौली, पो ० -होरावाला , 
देहरादून , उतराखण्ड । 
इरफान खान , 
मकान सं0-1481, ब्रहमपुरीचौक, 
गुरुनानक एन्कलेव देहरादून , 
उत्तराखण्ड 


60 


उत्तराखण्ड गजट, 17 दिसम्बर, 2016 ई 0 ( अग्रहायण 26, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 7 


1 


2 


3 


4 


5 


8 . 


17 - सहसपुर 


उत्तराखण्ड विधान 
सभा साधारण 


चुनाव- 2012 


उत्तराखण्डा 


9 . 


वही 


वही 


10. 


वही 


वही 


11. 


वही 


12. 


वही 


वही 


विधि द्वारा 


13. 


वही 


वही 


जमील हसन, 

कोई भी लेखा 
निवासी ग्राम-ढकरानी, देहरादून, दाखिल करने में 

असफल रहें 
इनाम बाबू, 

वही 
मकान न 0 124, ग्राम - जीवनगढ़, 
देहरादून , उत्तराखण्ड । 
रियाज अहमद , 

वही 
ग्राम - भुड्डी, देहरादून , उत्तराखण्ड 
लक्ष्मी अग्रवाल , 

वही 
ग्राम- सेलाकुई सेन्ट्रल होप टाउन , 
देहरादून , उत्तराखण्ड । 
साहब सिहं पुन्डीर , 
फलैट सं0- सी 103 , ग्रीन व्यू - अपेक्षित रिति से 
अपार्टमेन्ट, सहस्त्रधारा रोड , लेखा दाखिल 
देहरादून, उत्तराखण्ड । 

करने में असफल 

रहें 
गुलजार अहमद, 

वही 
| निवासी भुड्डी, कारवारी ग्रान्ट , 
देहरादून , उत्तराखण्ड। 
राकेश, 

वही 
ग्राम-ईस्ट होप टाउन , देहरादून , 
उत्तराखण्डा 
सलीम अहमद, 
ग्राम व पो 0-मेहुवालामाफी, अपेक्षित रिति से 
देहरादून , उत्तराखण्ड । 

लेखा दाखिल 
करने में असफल 

रहें 
जगबीर सिहं , 

वही 
म 0न0-586, लोधन कॉटेज , 
वैस्ट कैनाल रोड , सेवलाकलॉ, 
देहरादून, उत्तराखण्डा 
तरुण आहुजा , 
105-त्यागी रोड , देहरादून , 
उत्तराखण्ड। 


14. 


वही 


वही 


15 . 


वही 


18-धर्मपुर 


विधि द्वारा 


16. 


वही 


वही 


17 . 


वही 


वही 


वही 


भाग 7 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 17 दिसम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 26 , 1938 शक सम्वत् ) 


61 


1 


2 


3 


5 


18. 


उत्तराखण्ड विधान 
सभा साधारण 


18- धर्मपुर 


विधि द्वारा 


मौ ० ताहीर, 
61- रीठा मण्डी, देहरादून, 


चुनाव- 2012 


उत्तराखण्डा 


------- 


अपेक्षित रिति से . 
लेखा दाखिल 
करने में असफल 
रहें 
कोई भी लेखा 
दाखिल करने में 
असफल रहें 
वही 


वही 


वही 


20. 


वही 


वहीं 


21. 


वही 


वही 


वही 


22. 


वही 


19- रायपुर 


कोई भी लेखा 
दाखिल करने में 
असफल रहें . 
वही 


23. 


वही 


गोपाल पुरी, 
25/38 , खदरी मौहल्ला, 
देहरादून , उत्तराखण्ड। 
| मंजूर हसन , 
ग्राम व पो 0- महुँवाला माफी, 
देहरादून, उत्तराखण्ड। 
सुरेश सिंह राणा, 
31/34 नेताजी स्ट्रीट, देहरादून , 
उत्तराखण्ड 
पंकज क्षेत्री , 
म 0 न0-402, नेहरूग्राम लोअर , 
उत्तराखण्ड 
मौ ० सत्तार , 
70-नालापानी रोड, देहरादून , 
उत्तराखण्ड 
श्री रूप चन्द , 
116 वाणी विहार , रायपुर, 
देहरादून , उत्तराखण्ड। 
शिव सागर थापा , 
इण्टर कालेज रोड, नेहरूग्राम , 
देहरादून , उत्तराखण्ड । 
भूपेन्द्र सिहं , 
197-शिवपुरी कालोनी, 
अधोईवाला, देहरादून , उत्तराखण्ड । 


वही 


24. 


वही 


वही 


वही 


25. 


वही 


वही 


वही 


26 . 


वही 


वही 


वही 


. 


27 . 


वही 


वही 


श्रीमती अनुराधा, 


वही 


28. 


वही 


वही 


283, सुन्दरवाला, पोस्ट- रायपुर, 
उत्तराखण्ड 
श्री शांति प्रसाद विजल्वाण , 
राजेश्वर नगर फेज-1, सहस्त्रधारा 
रोड, देहरादून , उत्तराखण्ड । 


वही 


- 


--... 


62 


उत्तराखण्ड गजट , 17 दिसम्बर, 2016 ई 0 ( अग्रहायण 26, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 7 


2 


3 


4 


5 


29 . 


19- रायपुर 


मनोज कुमार, 


उत्तराखण्ड विधान 
सभा साधारण 
चुनाव- 2012 


कोई भी लेखा 
दाखिल करने में 
असफल रहें 


लेन न0-8, इन्द्रप्रस्थ कालोनी 
रिंग रोड़, पोस्ट- नेहरूग्राम, 
उत्तराखण्डा 
सुश्री रजनी रावत , 
-236/233, चक्खूवाला, आंशिक 
वार्ड संख्या, उत्तराखण्ड । 


30 . 


-वही 


वही 


विधि द्वारा 


अपेक्षित रिति से 
लेखा दाखिल 
करने में असफल 
रहें 
| वही 


31 . 


वही 


वही 


32 . 


वही 


वही 


वही 


33. 


वही 


वही 


वही 


श्री अजय सूद , 
-212/338, ओल्ड डालनवाला, 
देहरादून , उत्तराखण्ड 
माया मोहन लखेडा, 
1/12, इन्द्रा कालोनी, देहरादून , 
उत्तराखण्डा 
मोहन सिंह रावत , 
विजय भवन , सुन्दरवाला, 
लाडपुर, रायपुर, देहरादून , 
उत्तराखण्ड 
राजेन्द्र प्रसाद भटकोटी, 
इन्दरपुर , पोस्ट -बद्रीपुर, डिफेन्स 
कालोनी, देहरादून , उत्तराखण्ड । 
सुशील कुमार, 
19-बलबीर रोड, देहरादून, 
उत्तराखण्ड 
श्री तनबीर सिहं , 
92, रेसकोर्स, देहरादून , 
उत्तराखण्डा 


34. 


वही 


वही 


वही 


35. 


वही 


वही 


वही 


36 . 


वही 


विधि द्वारा 


20 - राजपुर 
रोड( अ.जा.) 


अपेक्षित रिति से 
लेखा दाखिल 
करने में असफल 
रहें 
वहीं 


37. 


वही 


वही 


श्रीमती सपना सोनकर , 
ए -404 , विन्डलास रेजीडेन्सी , 
कर्जन रोड, देहरादून , उत्तराखण्ड़ । 


भाग 7] 


उत्तराखण्ड गजट , 17 दिसम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 26, 1938 शक सम्वत् ) 


63 


1 


2 


3 


4 


5 


38 . 


विधि द्वारा 


उत्तराखण्ड विधान 
सभा साधारण 


20 -राजपुर 
रोड( अ.जा. ) 


श्री बालेश बवानिया , 
201/297 खुडबुडा मौहल्ला, 
देहरादून , उत्तराखण्ड । 


चुनाव- 2012 


अपेक्षित रिति से 
लेखा दाखिल 
करने में असफल 
रहें . 
वही 


39 . 


वही 


वही 


श्री संजीव कुमार, 


तपोवन एन्कलेव आमवाला 
तरला, देहरादून , उत्तराखण्ड 


40 . 


वही 


21-देहरादून कैन्ट 


41. 


वही 


वही 


42. 


वही 


वही 


राहुल चौहान, 


43. 


वही 


वही 


बीर सिहं रावत , लोअर 

कोई भी लेखा 
नेहरूग्राम , किशन विहार , पोस्ट- दाखिल करने में 
मोहकमपुर , देहरादून, उत्तराखण्ड। असफल रहें 
पं 0 मदन गोपाल चौवे , 

वही 
204/181 गुरू रोड , नई बस्ती , 
गॉधी ग्राम, देहरादून , उत्तराखण्ड । 

वही 
1/149/34, बिन्दाल- रोड, खुडबुडा. 
देहरादून, उतराखण्ड । 
बिजेन्द्र सिहं थापा , 

वही 
मकान न0-40 (पुराना म 0 न 0 
68/60) ईदगाह, कुमार मण्डी, 
देहरादून , उत्तराखण्ड। 
नूपुर गुप्ता , 
36 , विजय कॉलोनी , कैन्ट अपेक्षित रिति से 
रोड, देहरादून , उत्तराखण्ड । लेखा दाखिल 

करने में असफल 

रहें 
शिव सिहं रावत , एकता विहार कोई भी लेखा 
लेन नम्बर-1 , सहस्त्रधारा रोड , दाखिल करने में , 
देहरादून, उत्तराखण्ड । 

असफल रहें 


44 . 


वही 


वही 


विधि द्वारा 


. 


45 . 


वही 


22-मंसूरी 


64 


उत्तराखण्ड गजट , 17 दिसम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 26, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 7 


1 


2 


3 


4 


5 


46 . 


47. 


48. 


49 


50. 


51 . 


52. 


उत्तराखण्ड विधान सभा 22 - मंसूरी अमित सिंह, 303, विजयपुर, हाथीबडकला, | कोई भी लेखा 
साधारण चुनाव -2012 देहरादून , उत्तराखण्ड 

दाखिल करने में 

असफल रहें 
वही 

वही 

| पं 0 मनोज शर्मा, 11/4, विवेक विहार , विधि द्वारा अपेक्षित 
जाखन, देहरादून, उत्तराखण्ड 

रीति से लेखा 
दाखिल करने में 

-असफल रहें 
वही -23 = डोईवाला भार्गव चन्दोला, राजराजेश्वरी-विहार , कोई भी लेखा 
देहरादून, उत्तराखण्ड 

दाखिल करने में 

असफल रहें 
वही वही हेमा बोरा ग्राम -सिमलास ग्रांट, 

वही 
नागलज्वालापुर, डोईवाला, उत्तराखण्ड 
वही वही जितेन्द्र मोहन शर्मा, 202, पंडितवाडी, 

वही 
देहरादून , उत्तराखण्ड 
वही वही रमेश कोठियाल, ग्राम - मंशादेवी, वीरभद्र, 

वही 
ऋषिकेश, 

उत्तराखण्ड 
वही 

वही विजेन्द्र सिंह चौहान, ग्राम - कान्डरवाला , विधि द्वारा अपेक्षित 
पो ० - भानियावाला, डोईवाला, उत्तराखण्ड रीति से लेखा 

दाखिल करने में 

असफल रहें 
वही 24 - ऋषिकेश विश्वनाथ रतूड़ी, चकतुनवाला, डोईवाला, । कोई भी लेखा 
उत्तराखण्ड 

दाखिल करने में 

असफल रहें 
वही 24 - ऋषिकेश अनिल कलूडा, ग्राम व पोस्ट -छिदरवाला. | विधि द्वारा अपेक्षित 
उत्तराखण्ड 

रीति से लेखा 
दाखिल करने में 

असफल 
वही 

वही दीप शर्मा, 16 - डी , तिलक मार्ग, ऋषिकेश, वही 

उत्तराखण्ड 
वही वही योगेश कुमार उनियाल, 120 , 

वही 
दुधपानीअमित ग्राम गुमानीवाला, ऋषिकेश, 

उत्तराखण्ड 
वही वही रामशरण भट्ट, 178, प्रगति विहार , 

वही 
ऋषिकेश, हॉल नियर नेशनल हाइवे 
नेपाली फार्म तिराह के पास, खैरीखुर्द, 

श्यामपुर, उत्तराखण्ड 
वही वही संजय पोखरियाल, मकान नं 0 48 , 

वही 
गौहरीमाफी, रायवाला, उत्तराखण्ड 


53. 


54. 


55. 


56 . 


57. 


58. 


आदेश से , 


राहुल शर्मा, 


सचिव, 
भारत निर्वाचन आयोग । 

राधा रतूड़ी, 
प्रमुख सचिव एवं 
मुख्य निर्वाचन अधिकारी । 


TT 7 ] 


65 


BTRIQUE TEC, 17 feve , 2016 ļo (319611 ° 26 , 1938 15 YC) 

ELECTION COMMISSION OF INDIA 


Nirvachan Sadan ,Ashoka Road, New Delhi- 110001 


ORDER 


Dated : December 07, 2015 


No. 76 /UKD - LA 2012 (6 ) --WHEREAS , the Election Commission is satisfied that each of the contesting . 
candidates specified in column (4 ) of the table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2012 in 
Uttarakhand as specified in column (2 ) held from constituency specified in column (3) against his /her name,has 
failed to lodge an account of etection expenses , as required by the Representation of the People Act, 195T and 
Rules and Ordermade there under; as shown in column (5 ) ofthe said Table; and 


WHEREAS , the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after 
due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification-for-the-said 
failure ; 


NOW , THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election 
Commission , hereby, declares the persons specified in column (4 ) ofthe table below to be disqualified for being , 
chosen as , and forbeing, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly orLegislative 
Council of a State for a period of three years from the date of this order : 


TABLE 


SI. No. 


Particulars of 

Election 


No. and Name 
of Assembly 
Constituency 


Name and Address of 
Contesting Candidate 


Reason for 
Disqualification 


2 


3 


4 


5 


1 . 


16 -Vikas Nagar 


General Election 
to the Legislative 
Assembly - 2012 


Inam Babu , 
H.No. 126 , Vill. -Jivengarh , 
PO - Vikasnagar , Dehradun , 
Uttarakhand 


Failure to lodge the 
accounts of election 
expenses 


2 . 


-do 


-do 


-do 


Jasbeer Singh , 
Vill.-AjeetNagar , 
PO -Babugarh , Vikasnagar, 
Dehradun , Uttarakhand 


3 . 


-do 


-do 


-do 


Suhail-Pasha , 
Vill.- Jivengarh , PO -Ambadi, 
Vikasnagar, Dehradun , 
Uttarakhand 


4 . 


--do 


-do 


-do 


Haridass Kataria , 
Vill -NayaGaon , 
PO - Jassowala , Vikasnagar, 
Dehradun , Uttarakhand 


66 


BTRIQUE TC, 17 faxe , 2016 $ o (31TETYTUT 26 , 1938 95 pact) 


[ATT 7 


1 


2 


3 


5_ 


5 . 


16 -VikasNagar 


-General Election 
to the Legislative 
Assembly - 2012 


Surat Singh , 
Vill -Bhojawala , PO 
Paschmiwala ,Vikasnagar , 
Dehradun , Uttarakhand. 


Failure to - lodge 
the accounts of 
election expenses 
Lin the manner 
required by law 


6 . 


17-Sahaspur 


General Election 
to the Legislative 
Assembly - 2012 


Amit , 
Rajoli, P.o.Horawata , 
Dehradun , Uttarakhand. 


Failure to lodge 
the accounts of 
election expenses 


7 . 


Do 


Do 


Do 


8 . 


Do 


Do 


Do 


9 . 


Do 


Do 


Do 


10 . 


Do 


Do 


Irfan Khan , 
H.NO.1481, 
Bharampurichowk, 
Uttarakhand 
Zamil Hasan , 
Dakarani, Dehradun , 
Uttarakhand . 
Inam Babu, 
H.No.124, Jiyangarh , 
Dehradun , Uttarakhand , 
Riyaz Ahmed , 
Gram Bhuddi, Dehradun , 
Uttarakhand 
LaxmiAgarwal, 
Gram Selaqui, Central hope 
town , Dehradun , 
Uttarakhand. 
Sahab Singh Pundir, 
Flat No -103 , Green view 
apartment, Sáhasar Dhara 
road , Dehradun , Uttarakhand . 


Do 


- 


11. 


8 


Do 


Do 


12 . 


Do 


Do 


Failure to lodge 
the accounts of 
election expenses 
in the manner 
required by law 


13 . 


Do 


Do 


Do 


14 . 


Do 


Do 


Do 


Gulzar Ahmad, 
Bhuddi Karbarigrant, 
Dehradun , Uttarakhand. 
Rakesh , 
Gram East hope town , 
Dehradun , Uttarakhand . 
Saleem Ahmed, 
Vill & PO -Mehuwala Mafi , 
Dehradun , Uttarakhand . 


15 . 


- 18 -Dharampur 


General Election 
to the Legislative 
Assembly - 2012 


Failure to lodge 
the accounts of 
election expenses 
in the manner 
required by law 


16 . 


Do 


Do 


Do 


Jagveer Singh , 
H.No -586 , Lodhan Cottage , 
West CanalRoad , 
Sewlakalan , Dehradun , 
Uttarakhand . 
Tarun Ahuja , 
105 -Tyagi Road Dehradun , 
Uttarakhand 


17 . 


Do 


Do 


Do 


HIT 7] 


BTINIGUG GC, 17 free , 2016 O ( 31TETYT 26, 1938 ya 497 ) 


67 


1 


2 


3 


4 


5 


1.8 . 


18-Dharampur 


General Election 
to the Legislative 
Assembly - 2012 


Md. Tahir, 

Failure to lodge 
61-Reetha Mandi, Dehradun , the accounts of 
Uttarakhand . 

election expenses 
in the manner 
required by law 


19 . 


DO 


Do 


Gopal Puri, 
25/38 , Khadri Mohalla , 
Dehradun , Uttarakhand . 


Failure to lodge 
the accounts of 
election expenses 


20. 


DO 


Do 


Do 


Manjoor Hasan , 
Vill & PO -Mehuwala Mafi, 
Dehradun , Uttarakhand: 
Suresh Singh Rana , 
31/34 , Netaji Street, 
Dehradun, Uttarakhand. 


21. 


Do 


Do 


General Election 
to the Legislative 
Assembly – 2012 


22. 


DO 


19 -Raipur 


Pankaj Chhetri, 

Failure to lodge 
H.No-402 , Nehrugram lower, the accounts of 
Uttarakhand. 

election expenses 


23 . 


Do 


Do 


24 . 


Do 


Do 


25. 


Do 


Do 


DO 


26. 


Do 


DO 


27 . 


Do 


Do 


Mohammad.Sattar , 

Do 
70 Nalapani Road , Dehradun , 
Uttarakhand . 
Roop Chand , 

Do 
116 Vani Vihar, Dehradun , 
Uttarakhand 
Shiv Sagar Thapa, 
Inter College Road , 
Nehrugram , Uttarakhand . 
Bhupendra Singh , 

Do 
197, Shivpuri colony, 
Adhoiwala Road , Dehradun , 
Uttarakhand 
Smt. Anuradha , 

Do 
283 , Sunderwala PO -Raipur, 
Uttarakhand 
Shanti Prasad Bijalwan , Do 
Rajeswar Nagar Phase - 1 , 
Sahastradhara-Rd, Dehradun , 
Uttarakhand 
Manoj Kumar, 

Do 
L.No -8, Indraprashth colony 
Ring Road , PO -Nehrugram , 
Uttarakhand 
Rajni Rawat, 

Failure to lodge 
236/233 , Chukkuwala , Ansik the accounts of 
Ward No, Uttarakhand. election – expenses 

in the 
required by law 


28. 


Do 


Do 


29. 


Do 


Do 


30 . 


DO 


Do 


manner 


31 


Do 


Do 


-Do 


Ajay Sood , 
212/338 , Old Dalanwala , 
Dehradun , Uttarakhand . 


[ 7 


68 


BAIGUS THC, 17 faxe , 2016 $ 0 (314 & R 26, 1938 ya 996 ) 


5 


3 


4 


1 


2 


32 . 


-19 -Raipur 


General Election 
to the Legislative 
Assembly - 2012 


Maya -Mohan . Lakhera, 
1/12, Indra Colony , 
Dehradun, Uttarakhand. 


Failure to lodge 
the accounts of 
election expenses 
in the manner 
required by law 


Do 


33, 


Do 


Do 


.. 


Mohan Singh Rawat, 
Vijay Bhawan , Sunderwala, 
Raipur, Dehradun , 
Uttarakhand 
Rajendra Prasad Bhattkoti, 
Inderpur, PO - Badripur 
Defence colony, Dehradun , 
Uttarakhand 


Do 


34 . 


Do 


Do 


Do 


35 . 


Do 


Do 


Sushil kumar , 
19 , Balbir Road , Dehradun , 
Uttarakhand. 
Tanveer Singh , 
92, Race course, Dehradun , 
Uttarakhand . 


36 . 


General Election 

20 -Rajpur 
to the Legislative Road (SC ) 
Assembly - 2012 


Failure to lodge 
the accounts of 
election expenses 
in the manner 
required by law 


Do 


37 : 


DO 


Do 


Do 


38 . 


Do 


Do 


Do 


39 . 


Do 


DO 


40 . 


General Election 21-Dehradun 
to the Legislative Cantt. 
Assembly - 2012 


Sapna Şonker, 
A -404, Windlas Residency , 
Curzon Road , Dehradun , 
Uttarakhand 
Balesh Bawania , 
201/297, Khurbura Mohalla , 
Dehradun , Uttarakhand. 
Sanjeev Kumar, 
Tapoyan Enclave, Amwala 
Tarla, Dehradun , 
Uttarakhand 
Beer Singh Rawat, 
Lower Nehrugram Kishan 
vihar, P.O -Mahkampur, 
Dehradun , Uttarakhand . 
Pt. Madan Gopal Chove , 
204/181, Guru road , New . 
Bastj, Ghandhi Gram , 
Dehradun , Uttarakhand , 
Rahul Chauhan , 
1/149/34 Bindal Road , 
Khurbuda, Dehradun, 
Uttarakhand. 
Bijender Singh Thapa , 
HN0-40 Old H.No - 68160 
idgah , KumarMandi, 
Dehradun , Uttarakhand . 


Failure to lodge 
the accounts of 
election expenses 


Do 


41. 


Do 


Do 


42. 


Do 


Do 


Do 


Do 


43. 


Do 


Do 


17] 
1 


BARICUS GC, 17 & HER, 2016 RO (31TETYU 26, 1938 9 Haa ) 


69 


2 


3 


4 


5 


44 . 


GeneralElection to the 
Legislative Assembly 
2012 


21-Dehradun 

Cantt. 


45 . 


22 -Mansoori 


General Election to the 
Legislative Assembly 
2012 


46 . 


-do 


-do 


47 . 


-do 


-do 


48 


23 -Doiwala 


General Election to the 
Legislative Assembly 
2012 

-do 


-49. 


-do 


50 . 


-do 


-do 


51. 


-do 


-do 


Noopur Gupta , 36 , Vijay Colony, Failure to lodge the 
New Cantt Road , Dehradun , 

accounts of election 
Uttarakhand 

expenses - in - the - manner 

required by law 
Shiv Singh Rawat, Ekta Vihar, Lane Failure to lodge the 
No. 1 , Sahastradhara Road , 

accounts of election 
Dehradun , Uttarakhand 

expenses 
Amit Singh , 

-do 
303, Vijaypur Hathibadkala , 
Dehradun , Uttarakhand 
Pt.Manoj Sharma , 

Failure 

to lodge 

the 
11/4 , Vivek Vihar, Jakhan , Dehradun, accounts of election 
Uttarakhand 

expenses in the manner 

required by law 
Bhargav Chandola , 

Failure to lodge the 
Raj Rajesvari Vihar, Dehradun , 

accounts of election 
Uttarakhand 

expenses 
Heema Bora , 

-do 
Vill.-Simlash GrantNagal, 
Jawalapur, Doiwala, Uttarakhand 
Jitendra Mohan Sharma , 

-do 
202, Panditwari, Dehradun , Uttarakhand 
Ramesh Kothiyal, Vill.-Manshadevi, 

-do 
PO -Veerbhadra , Rishikesh , 
Uttarakhand 
Vejendra Singh Chauhan, 

Failure to lodge the 
Vill.-Kanarwala , Bhaniyawala .- 

accounts of election 
Doiwala , Uttarakhand 

expenses in the manner. 

required by law 
Vishwanath Raturi, Chaktunuwala , Failure to lodge the 
Doiwala , Uttarakhand 

accounts of election 

expenses 
Anil Kalura , 

Failure to lodge the 
Vill. & PO -Chiddarwala , 

accounts of election 
Uttarakhand 

expenses in the manner 

required by law 
Deep Sharma, 16 -D , Tilak Marg , 

-do 
Rishikesh , Uttarakhand 
Yogesh Kumar Uniyal, 

-do 
120 , Dudhpani Amit Gram , 
Gumaniwala, Rishikesh , Uttarakhand 
Ramsharan Bhatt , 

-do 
178- Pargati Vihar, Rishikesh , Present 
Address Near National highway Nepali 
Farm Tirha, Khairikhurd Syampur, 
Uttarakhand 
Sanjay Pokhriyal, H.No.- 48 , Gahorimafi, 

-do 
Paiwala , Uttarakhand 


52 . 


-do 


-do 


53 . 


24 - Rishikesh 


General Election to the 
Legislative Assembly 
2012 

-do 


54 . 


-do 


55 . 


-do 


-do 


56 . 


-do 


-do 


67 . 


-do 


-do 


58 . 


-do 


-do 


By Order, 
RAHUL SHARMA, 

Secretary, 
Election Commission of India . 


RADHARATURI, 

Principal Secretary, 

Chief Election Officer, Uttarakhand. 
Hogyozo (3ROFO) 51 fas 48 / 601–4747–2016 foto ) 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


